निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 आश्विन 1938 ( श0 ) 
( संo पटना 920 ) पटना , वृहस्पतिवार , 20 अक्तूबर 2016 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

18 मई 2016 
सं0 01 / बि. स. से.(नि .प.)- 08 / 03 – 1912 — श्री जमाल जावेद आलम , सुंयक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ , 
पटना प्रमंडल, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिकरण के सचिव के पद का 
अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 920 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


